झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

13 आषाढ़ 1936 ( श०) 
संख्या 310 राँची , शुक्रवार 

4 जुलाई, 2014 ( ई० ) 


पेयजल एवं स्वच्छता विभाग | 


अधिसूचना 
27 जून , 2014 


संख्या -1/ स्था . 04 -1044 /08 -2715 -- श्री बाल्मिकी प्रसाद , सहा. अभि . पेय . एवं स्व . अवर प्रमंडल नगर 
उंटारी, गढ़वा को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से सहा. अभि . पेय एवं स्व . अवर प्रमंडल -1, जामताड़ा के 
पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ स्था . 04 -1044 / 08 -2715-- श्री विक्रम प्रसाद मंडल, सहा. अभि . पेय एवं स्व . अवर प्रमंडल-1 , 
जामताड़ा को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रभारी सहा . अभि . पेय. एवं स्व . अवर प्रमंडल साहेबगंज के 
पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ स्था . 04 - 1044/ 08- 2715-- श्री दुलाल चक्रवर्ती, प्रभारी सहा . अभि. पेय. एवं स्व . अवर प्रमंडल 
साहेबगंज को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रभारी सहा . अभि . पेय . एवं स्व . अवर प्रमंडल जसीडिह , 
देवघर । (रिक्त पद पर ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 4 जुलाई, 2014 
संख्या -1/ स्था . 04-1044/ 08-2715-- श्री धर्मनाथ राम , सहा. अभि . पेय . एवं स्व . अवर प्रमंडल खूटी , 
ग्रामीण को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से सहा. अभि . पेय . एवं स्व . अवर प्रमंडल-1, हटिया, राँची के 
पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ स्था . 04-1044 /08 -2715 -- श्री विमलेन्द्र कुमार सिंह, सहा. अभि . पेय एवं स्व . अवर प्रमंडल -1, 
हटिया, राँची को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से सहा. अभि . पेय . एवं स्व . अवर प्रमंडल सं.-1 स्वर्णरेखा 
वितरण बूंटी , राँची के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ स्था . 04 -1044 / 08- 2715-- श्री रंजीत कुमार ठाकुर , सहा . अभि . पेय . एवं स्व . अवर प्रमंडल पांकी 
को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से सहा . अभि . पेय. एवं स्व . अवर प्रमंडल खूटी, ग्रामीण के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1 / स्था . 04-1044/ 08-2715-- श्री रामेश्वर गुप्ता, प्राक्कलन पदाधिकारी , मेदिनीनगर सेवा वापस 
लेते हुए तत्काल प्रभाव से सहा. अभि . पेय. एवं स्व . अवर प्रमंडल पांकी, मेदिनीनगर के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ स्था . 04-1044 /08-2715 -- श्री मुकेश कुमार, माडा, धनबाद , नगर विकास विभाग को 
स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से सहा. अभि . पेय एवं स्व . शीर्ष कार्य अवर प्रमंडल ,-4 राँची के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ स्था . 04 -1044/ 08 -2715 -- श्री प्रसिद्ध नाराण राय, प्राक्कलन पदाधिकारी, जमशेदपुर प्रमंडल को 
स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से सहा . अभि . पेय एवं स्व . अवर प्रमंडल , सरायकेला के पद पर अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ स्था . 04 - 1044/ 08- 2715-- श्री सहेन्द्र रजक , सहा . अभि . पेय. एवं स्व . अवर प्रमंडल राँची पूर्व, 
राँची को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से सहा. अभि. पेय . एवं स्व . अवर प्रमंडल मैथन , धनबाद-1 के पद 
पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1 / स्था . 04- 1044 /08-2715 -- श्री अक्षय लाल प्रसाद, सहा . अभि . पेय . एवं स्व . अवर प्रमंडल मैथन , 
धनबाद-1 को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से सहा. अभि . पेय . एवं स्व . अवर प्रमंडल बाघमारा के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


3 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 4 जुलाई , 2014 
संख्या -1 / स्था . 04 -1044 / 08- 2715 -- श्री विजय कुमार सिंहा, सहा. अभि . पेय. एवं स्व . अवर प्रमंडल 
जुगसलाई ( आदित्यपुर प्रमंडल ) को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से सहा . अभि . पेय. एवं स्व . अवर 
प्रमंडल -1, गमला (रिक्त पद पर) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1/ स्था . 04-1044 /08 - 2715-- श्री लाल बाबू सिंह, प्राक्कलन पदाधिकारी दुमका-1 प्रमंडल को 
स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से सहा. अभि. पेय . एवं स्व . अवर प्रमंडल महागामा, गोड्डा (रिक्त पद पर ) 
के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1/ स्था . 04-1044/08-2715 -- श्री अविक अम्बाला, पदस्थापन की प्रतीक्षा में को स्थानान्तरित करते 
हुए तत्काल प्रभाव से प्राक्कलन पदाधिकारी, पेय , एवं स्व . शीर्ष कार्य प्रमंडल, बूटी, राँची । ( प्रतिनियुक्त विश्व बैंक 
परियोजना) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ स्था . 04- 1044/08-2715-- श्री महेन्द्र बैठा, अधिसूचित प्रभारी सहा. अभि . (विश्व बैक 
परियोजना) को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रभारी सहा. अभि. पेय एवं स्व . अवर प्रमंडल , 
घाटशिला , जमशेदपुर।( रिक्त पद पर) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1/ स्था . 04 - 1044 / 08 - 2715 -- श्री मुरलीधर प्र . साहू , प्रभारी सहा . अभि . पेय. एवं स्व . अवर प्रमंडल 
मनोहरपुर को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से प्राक्कलन पदाधिकारी, जमशेदपुर प्रमंडल के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ स्था . 04 -1044 / 08- 2715 -- श्री राज कुमार , प्राक्कलन पदाधिकारी चाईबासा को स्थानान्तरित 
करते हुए तत्काल प्रभाव से सहा. अभि . पेय. एवं स्व . अवर प्रमंडल , जुगसलाई के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1/ स्था . 04 -1044 /08 -2715 -- श्री प्रेम कुमार महतो, प्राक्कलन पदाधिकारी , चास को स्थानान्तरित 
करते हुए तत्काल प्रभाव से सेवा निगर विकास विभाग, धनबाद ( माडा) के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा सौंपी जाती 


संख्या -1/ स्था . 04-1044 /08 -2715-- श्री मंगी लाल गिलूवा, प्राक्कलन पदाधिकारी, सरायकेला को 
स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से सहा. अभि . पेय एवं स्व . अवर प्रमंडल, मनोहरपुर के पद पर अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 4 जुलाई , 2014 
संख्या-1/ स्था . 04 - 1044 / 08 - 2715-- श्री जमुना सिंह, प्रभारी सहा. अभि . पेय एवं स्व . अवर प्रमंडल बसिया 
को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से सहा . अभि. पेय एवं स्व . अवर प्रमंडल, राँची पूर्व राँची के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1/ स्था . 04- 1044 /08- 2715-- श्री संतोष ललित तिर्की, प्रभारी सहा . अभि . पेय . एवं स्व . अवर प्रमंडल 
कोलेबिरा को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रभारी सहा . अभि . पेय. एवं स्व . अवर प्रमंडल, गोन्दा, राँची 
के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है ।(1 सितम्बर , 2014 से प्रभावी) 


संख्या-1 / स्था . 04- 1044 /08- 2715-- श्री प्रसन्नो कुमार , प्रभारी सहा . अभि . पेय . एवं स्व . अवर प्रमंडल -1 , 
हजारीबाग को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रभारी सहा . अभि. पेय . एवं स्व . अवर प्रमंडल-2 , 
हजारीबाग के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ स्था . 04 -1044 / 08-2715 -- श्री सुरेश राय, प्रभारी सहा. अभि. पेय. एवं स्व . अवर प्रमंडल चंदवा को 
स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रभारी सहा . अभि. पेय. एवं स्व . अवर प्रमंडल नोआमुंडी के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1/ स्था . 04 - 1044 / 08- 2715-- श्री अरूण कुमार सिंह, प्रभारी सहा . अभि . पेय. एवं स्व . अवर प्रमंडल 
सरायकेला को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रभारी सहा. अभि. पेय. एवं स्व . अवर प्रमंडल -1 
हजारीबाग के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ स्था . 04 - 1044/08- 2715-- श्री दिनेश कुमार मिश्रा, प्रभारी सहा . अभि . पेय एवं स्व . अवर प्रमंडल 
सरायकेला को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रभारी सहा. अभि. पेय एवं स्व . अवर प्रमंडल- कोलेबिरा 
के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1/ स्था . 04-1044/08 -2715 -- श्री सुभाशिश भट्टाचार्या, प्राक्कलन पदाधिकारी, राँची यांत्रिक प्रमंडल 
को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से सहा . अभि . पेय. एवं स्व . यांत्रिक अवर पमंडल, राँची के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ स्था . 04- 1044/ 08-2715 -- श्री गणेश्वर कुजूर , सहा . अभि . पेय एवं स्व . यांत्रिक अवर पमंडल , 
राँची को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से सहा . अभि. पेय . एवं स्व . यांत्रिक अवर प्रमंडल हजारीबाग के पद 
पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 4 जुलाई , 2014 


संख्या-1 / स्था . 04- 1044 /08-2715-- श्री नईम अख्तर, सहा. अभि . पेय . एवं स्व . यांत्रिक अवर पमंडल , 
झुमरीतिलैया को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से सहा. अभि. पेय एवं स्व . यांत्रिक अवर पमंडल, गुमला 
के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ स्था . 04- 1044/ 08 - 2715 -- श्री ओम प्रकाश शर्मा, सहा . अभि . पेय . एवं स्व . यांत्रिक अवर पमंडल , 
गुमला को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से सहा . अभि . पेय एवं स्व . यांत्रिक अवर पमंडल , झुमरीतिलैया 
के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1 / स्था . 04-1044 / 08 - 2715 -- श्री राम देयाल रविदास , सहा. अभि . पेय . एवं स्व . यांत्रिक अवर 
पमंडल , चाईबासा को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से सहा. अभि . पेय . एवं स्व . यांत्रिक अवर पमंडल , 
साहेबगंज के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ स्था . 04- 1044/ 08 - 2715 -- श्री दिनेश प्रसाद रजक , सहा. अभि . पेय. एवं स्व . यांत्रिक अवर 
पमंडल, साहेबगंज को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से सहा. अभि. पेय. एवं स्व . यांत्रिक अवर पमंडल , 
चाईबासा के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1/ स्था . 04- 1044 / 08 - 2715-- श्री कार्तिक कुमार भगत , सहा. अभि . पेय एवं स्व . यांत्रिक अवर 
पमंडल, सरायकेला को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रभारी यांत्रिक कार्य, अभि. पेयजल एवं स्वच्छता, 
मेदिनीनगर के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । ( सहा . अभि . यांत्रिक से कार्य अभि . में 
प्रोन्नति दी जाती है ।) 


नोट: 1 ) 


वैसे सहायक अभियन्ता जिन्हें प्रभारी कार्यपालक अभियन्ता बनाया गया है वे अपने ही वेतनमान 
में कार्य सम्पादित करेंगे तथा इस अधार पर उन्हें नियमित प्रोन्नति एवं आर्थिक लाभ का दावा 
मान्य नहीं होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


रमाकांत सिह, 


उप सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 310 - 50 | 


